सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण, 1937 ( श० ) 
संख्या 105 राँची, सोमवार । 

21 दिसम्बर, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


20 नवम्बर , 2015 


संख्या.. 05 / पद0- 05 -01/ 2013 99 62 --विभागीय अधिसूचना सं0 3750 दिनांक 23 अप्रैल , 2015 
द्वारा श्री अनूप कुमार, आप्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , रांची को स्थानान्तरित 
करते हुए मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( निगरानी प्रभाग) में पदस्थापित किया गया है । 

2. श्री अनूप कुमार द्वारा उक्त के आलोक में स्थानान्तरित विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया 
गया है । 

___ 3. अतः कार्यहित में श्री अनूप कुमार, आप्त सचिव को मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
( निगरानी प्रभाग) में योगदान देने हेतु स्वतः विरमित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 10 5 – 50 | 


